MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 ज्येष्ठ, 193 8 ( श०) 
संख्या 19 राँची, बुधवार 

___ 8 जून , 2 0 16 ( ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 222 -226 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 : क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ 


. . . 


223 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जून , 2016 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

30 मई, 2016 
संख्या- 12/रिनपास- 02 - 06 -| 2012 ( खण्ड) - 85 / 12 -- निदेशक, रिनपास, कांके, रांची 
के पद पर नियमित नियुक्ति के निमित प्रधान सचिव , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की 
दिनाक 11 अप्रैल, 2016 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर निदेशक , 
रिनपास, कांके , रांची के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अहर्ता निम्नरुपेण निरूपित 
किया जाता है :.. 
(1 ) “ 7 years of teaching experience as professor of psychiatry or neuro sciences or 

allied specialities ” के स्थान पर "5 years of teaching experience as professor of 

psychiatry or neuro sciences or allied specialities." 
( 2 ) प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की सूचना Indian psychiatry Society तथा सभी 

Mental Institution/ निजी एवं सरकारी को भी भेजा जायेगा | 
( 3 ) विज्ञापन की अवधि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से कम से कम एक माह रखा 

जायेगा | 
( 4)विज्ञापन की शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी | 
प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है | 

झारखण्ड राज्यपाल का आदेश से , 


चन्द्र किशोर उरांव, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


224 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जून , 2016 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


20 मई, 2016 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 07 / 2016 का0- 4197 .. श्री अमितेश लाल, जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- III, हजारीबाग को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की 
तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री लाल की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
08 अप्रैल, 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


. ............ 
अधिसूचना 


20 मई, 2 0 16 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0-08/ 2016 का0- 4198- - श्री संजीव कुमार दास, संयुक्त 
निबंधक ( स्थापना), झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम - 7(a) के आलोक में उनके 


225 


प्रकारमा सामान्य समयमें किया गया 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जून, 2016 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् 
प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र ) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 


था पर बोला 


2. श्री दास की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
08 अप्रैल, 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

2 3 मई, 2016 
संख्या- 3/ नि0सं0-0 9-22/ 20 14 का .. 4259 । श्रीमती नयनतारा केरकेट्टा, 
झा0प्र0से0, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गुमला 
का दिनांक 28 फरवरी, 2016 से 30 अप्रैल , 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


226 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जून , 2016 


___ कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

24 मई , 2016 
संख्या- 1/विविध- 823/ 05 का0 - 4315 / श्री आर0के0 श्रीवास्तव , भा. प्र. से. ( झाः84 ), 
अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी 
नियमावली 1955 के नियम 10, 11,12,13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 21 अप्रैल, 2016 
से 22 अप्रैल, 2016 तक कुल 02 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 19 - 50 । 


